रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 


सपमेयजगत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 119 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 10 , 2014 / फाल्गुन 19 , 1935 
NEW DELHI,MONDAY ,MARCH 10 , 2014 /PHALGUNA 19 , 1935 


No. 119] 


NEW DELHI, M 


A 19, 1935 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली 10 मार्च, 2014 
सा . का .नि . 168 ( अ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रेलवे बोर्ड 
सचिवालय सेवा नियम , 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 
1 . (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ( संशोधन ) नियम, 2014 है । 

( 2 ) ये पहली जुलाई, 2005 से प्रवृत्त समझे जाएंगे । 
2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 के नियम 8 में उप नियम ( 3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात : 

" ( 3 ) श्रेणी I में की रिक्तियां ऐसे अनुभाग अधिकारी ग्रेड के नियमित अधिकारियों से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिनकी उस 
श्रेणी में अनुमोदित सेवा आठ वर्ष से अन्यून हो और जो उप नियम ( 5 ) के अधीन तैयार की गई सेवा की उस चयन सूची में 
सम्मिलित हैं । " 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ( संशोधन ) नियम , 2014 को रेल मंत्रालय के आदेश सं . ईआरबी - 1/ 2006 /14/ 5 तारीख 21 . 02. 2006 द्वारा 
किए गए विनिश्चय के अनुसरण में 1 जुलाई, 2005 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है जिसमें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव 
या उप निदेशकों के स्तर पर रेलवे बोर्ड सचिवालय ने आशुलिपिक सेवा के अधिकारियों की पार्श्वप्रविष्टिबंद कर दी गयी थी । तत्पश्चात् रेलवे 
बोर्ड के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया था कि पूर्वोक्त विनिश्चय 1 जुलाई, 2005 से प्रभावी किया जाए। तदनुसार , इन नियमों को 
1 जुलाई, 2005 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। जिससे उन्हें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के श्रेणी I के लिए पश्चातवर्ती पैनलों के लिए 
लागू किया जा सके । यह घोषणा की जाती है कि रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ( संशोधन ) नियम , 2014 द्वारा दिए जा रहे भूतलक्षी प्रभाव से 
किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


[ फा सं . ईआरबी - I / 2013/ 11/3 ] 
पी . सी . गजभिये, सचिव , रेलवे बोर्ड 


1072 GI/ 2014 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( )] 


पाद टिप्पणी: मूल नियम , भारत के राजपत्र, में सा . का .नि . सं. 2374, तारीख 11 अक्टूबर , 1969 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और 
निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए : 


क्र . सं . 


6 . 


8. 


82 


10. 


सा . का . नि . | तारीख 
88 तारीख 17 जनवरी, 1970 
596 तारीख 11 अप्रैल , 1970 
615 तारीख 4 अप्रैल , 1971 
323( अ ) | तारीख 24 जून ,1972 
1363 | तारीख 28अक्तूबर , 1972 
1816 तारीख 28 जुलाई, 1973 
| 1316 

तारीख 1 दिसंबर , 1973 

तारीख 18 जनवरी, 1975 
83 तारीख 18 जनवरी, 1975 

तारीख 14 जून , 1975 
1522 तारीख 5 नवंबर , 1977 
1524 तारीख 5 नवंबर, 1977 
180 तारीख 28 जनवरी , 1978 

तारीख 6 जनवरी, 1979 
256 ( अ ) तारीख 20 अप्रैल , 1979 
471 तारीख 26 अप्रैल , 1980 
421 

तारीख 18 अप्रैल , 1981 
1144 तारीख 19 दिसंबर , 1981 


अधिसूचना सं . और तारीख 
ईआरबी-1/ 68/ ओजी1/ 2 ता . 09. 01. 70 
ईआरबी-1/ 69/ आरआर - 1/ 2 ता . 26. 03. 70 
ईआरबी-1/ 70/ 37/ 2 ता . 24. 04. 71 
| ईआरबी-1/ 71/ 10/ 13 ता . 21. 06.72 

ईआरबी -1/ 70 / 37/ 2 ता . 10 . 10 .72 
| ई68 सीओ1/ 6/ आरबी2 ( आरबी3) ता . 20 . 07. 73 

ईआरबी-1/ 70/ 9/ 3 ता . 24. 11.73 
ईआरबी -1/74/ 37/ 2 ता . 19. 12. 74 
ईआरबी -1/74/ 37/ 2 ता . 19. 12. 74 
ई730 जी - 5 / 1 / आरबी - 3 ता . 06.05. 75 
| ईआरबी-1/ 76/ 16/ 4 ता . 25 . 10. 77 
| ईआरबी-1/ 76/ 16/ 4 ता . 25 .10.77 
ई730 जी5/ 1/ आरबी3 ( आरबीडी ) ता . 12.01. 78 
ईआरबी -1/ 76/ 9/ 2 ता . 26. 12. 78 
ईआरबी -1/79/37/1 ता . 20. 04. 79 
ईआरबी -1/79/ 37/ 4 ता . 07. 04. 80 
ई80 ओजी4/ 1/ आरबीडी ता . 09. 04. 81 
ई77 ओजी2/ 2/ आरबी ( डी ) ता . 07.12.81 
ईआरबी-1/ 73/ 10/ 35 ता . 09. 11. 83 
| ईआरबी -1/ 85/ 37/ 3 ता . 06. 12. 85 


747 


11. 


12. 


13. 


14 


23 


15 . 


16. 
17 . 
18. 


19 . 


20. 


21 . 


625 


तारीख 19 अगस्त , 1989 


22. 


355 


23. 
24. 
25. 


ईआरबी -1/ 88 /11/ 4 ता . 24 . 07. 89 
ईआरबी -1/ 88 /11/ 4 ता . 06. 11. 90 
ईआरबी -1/ 95 /11/ 6 ता . 28. 11. 95 
ईआरबी -1/ 96/ 11/ 2 ता . 12. 02. 97 
ईआरबी -1/ 96/11/ 2 ता . 07. 02. 2000 
| ईआरबी -1/ 99 / 11/ 5 ता . 21.12. 2004 
। 


143 


तारीख 16 दिसंबर , 1995 
तारीख 8 मार्च, 1997 

तारीख 19 फरवरी, 2000 
तारीख 30 दिसंबर, 2004 


64 


26. 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th March , 2014 
G . S . R . 168 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules further to amend the Railway Board Secretariat Service Rules , 1969 , namely : 
1 (1) These rules may be called the Railway Board Secretariat Service (Amendment) Rules, 2014 . 
___ ( 2) They shall be deemed to have come into force fromthe 1st day of July, 2005 . 
2 . In rule 8 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969 , for sub -rule ( 3 ), the following sub-rule shall be 
substituted , namely : 


[ 9T1 II - 005 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ ( 3) Vacancies in Grade I shall be filled by promotion of regular officers of the Section Officers Grade who have 
rendered not less than eight years approved service in that Grade and are included in that Select List for Grade I of the 
Service prepared under sub -rule (5 )” . 

Explanatory Memorandum 
The Railway Board Secretariat Service (Amendment) Rules, 2014 , are being given retrospective effect from the 
1st day of July, 2005 in pursuance of the decision taken by the Ministry of Railways vide order No. ERB - 1/2006 / 14 /5 dated 
21.02 . 2006 wherein the lateral entry of officers of the Railway Board Secretariat Stenographers Service at the level of 
Under Secretary or Deputy Directors of Railway Board Secretariat Service was discontinued . Subsequently, with the 
approval of Railway Board , it was decided that the aforesaid decision was to be made effective from the 1st day of July, 
2005 . Accordingly , the rules are being given retrospective effect from the 1st day of July , 2005 so as to make them 
applicable for the subsequent panels for Grade - I of Railway Board Secretariat Service. It is hereby declared that the 
interests of no one would be prejudicially affected by giving retrospective effect to the Railway Board Secretariat Service 
(Amendment) Rules , 2014 . 


[ F .No . ERB - 1/ 2013/11 /3 ] 
P. C .GAJBHIYE , Secy . Railway Board 


Foot Note :- The Principal rules were published vide notification number G .S .R 2374, dated the 11th October, 1969 and 
subsequently amended vide numbers: 


Sl. No. 


G . S .R No. and date 
88 , dated the 17th January , 1970 
596 , dated the 11th April , 1970 
615 , dated the 24th April, 1971 
323 (E ), dated the 24th June , 1972 
1363, dated the 28th October, 1972 
816 , dated the 28th July , 1973 
| 1316 , dated the 1st December, 1973 
| 82 , dated the 18th January , 1975 
| 83 , dated the 18 " January , 1975 

747 , dated the 14th June , 1975 
| 1522 , dated the 5th November , 1977 

1524 , dated the 5th November , 1977 
180 , dated the 28th January , 1978 
23 , dated the 6th January, 1979 
256 ( E ) , dated the 20th April , 1979 
471, dated the 26th April, 1980 
421 , dated the 18th April, 1981 
1144 , dated the 19th December, 1981 


11 
12 


Notification No . and date 
ERB - 1/68 /OG1/ 2 dt. 09.01.70 
ERB - 1/69 /RR - 1/ 2 dt. 26 .03. 70 
ERB - 1/70 /37 /2 dt. 24 .04.71 
ERB - 1/71/ 10 / 13 dt.21. 06 .72 
| ERB - 1/70 /37 / 2 dt. 10 . 10 .72 

E 68 C01/6 /RB2(RB3) dt. 20 .07 .73 
ERB - 1/70 / 9 / 3 dt. 24 . 11.73 

ERB - 1/ 74 / 37 / 2 dt. 19. 12 .74 
| ERB - 1/ 74 /37 / 2 dt. 19 . 12 . 74 

E 730 G - 5 / 1 /RB - 3 dt. 06 .05 .75 
| ERB - 1/ 76 / 16 / 4 dt. 25 . 10 .77 
| ERB - 1/ 76 / 16 / 4 dt. 25 . 10 . 77 
E730G5 / 1 /RB3 (RBD ) dt. 12 .01. 78 
ERB - 1/76 / 9 / 2 dt. 26 . 12 . 78 
ERB - 1 /79 / 37 / 1 dt. 20 . 4 .79 

ERB - 1/ 79 / 37 / 4 dt. 07 .04 . 80 
| E 80 OG4/ 1 /RBD dt. 09. 04 .81 

E 77 OG2/ 2 /RB (D ) dt. 07 . 12 .81 
ERB - 1/73 / 10 / 35 dt. 09 .11.83 
ERB - 1/ 85 / 37 / 3 dt. 06 . 12 . 85 
ERB - 1/88 / 11/ 4 dt. 24 .07 . 89 
ERB -1/88 / 11/4 dt. 06 . 11 .90 
ERB - 1/95 /11/6 dt . 28 .11. 95 
ERB - 1/ 96 / 11 /2 dt. 12 .02.97 
ERB - 1/ 96 /11/ 2 dt. 07 . 02 .2000 
ERB - 1/99/ 11/5 dt. 21. 12 . 2004 


13 


14 


15 


625 , dated the 19th August, 1989 


19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


355 , dated the 16th December, 1995 
143 , dated the 8th March , 1997 
64, dated the 19th February , 2000 
842( E ), dated the 30th December , 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 मार्च, 2014 
सा . का .नि . 169( अ ). रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम , 1969 के नियम 8 के उप नियम ( 5 ) के अनुसरण में रेल मंत्रालय (रेलवे 
बोर्ड ) एतद्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ( ग्रेड - I में पदोन्नति ) विनियम , 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम 
बनाता है अर्थात् - 
1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (ग्रेड- I में पदोन्नति ) संशोधन विनियम 2014 है। 

(2) ये पहली जुलाई 2005 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
2 . रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (ग्रेड- I में पदोन्नति ) विनियम , 1973 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के पहले 

पैराग्राफ में कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "( 6 ) " में "( 5 ) " कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे । 
3 . उक्त विनियम के, विनियम 5 में , 
(i) उप विनियम (1) के स्थान निम्नलिखित उप -विनियम रखा जाएगा , अर्थात् : 

"( 1) यदि वर्ष में पहली जुलाई को उस ग्रेड की चयन सूची में पहले से शामिल अधिकारियों की संख्या विनियम 3 के उप -विनियम 
( 1) के अधीन निर्धारित संख्या से कम है तो प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार ग्रेड -I के लिए नए सिरे से चयन सूची तैयार की 
जाएगी और चयन सूची तैयार करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार रेल मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी ग्रेड सेवा के पात्र 

अधिकारियों के नाम की सूची तैयार करेगा । "; 
(ii) उप विनियम (2) में , 

( क ) खंड (ii ), (iii ) और ( iv ) का लोप किया जाएगा । 


( ख ) खंड ( v ) में उप खंड ( ग ) का लोप किया जाएगा । 
( iii) उप विनियम (4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप -विनियम रखा जाएगा अर्थात्: 
"( 4 ) चयन समिति तय बेंच -मार्क और केवल "उपयुक्त और अनुपयुक्त " की हैसियत से अधिकारियों के तदनुसार ग्रेड के संदर्भ में 

चयनसूची में शामिल करने के लिए इन अधिकारियों की मेरिट निर्धारित करेगी । "; 
( iv ) उप विनियम (7 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा अर्थात् : 

"(7 ) केवल उन अधिकारियों का नाम शामिल करते हुए चयनसूची तैयार की जाएगी जिन्हें चयन समिति द्वारा उपयुक्त रूप में 
श्रेणीकृत किया गया है (अर्थात् जो विहित बेंच मार्क पूरा करते हों ) और उप -विनियम ( 2 ) के अधीन तैयार की गई सूची में उनकी 
पारस्परिक ज्येष्ठता के क्रम से चयन सूची में उनका नाम व्यवस्थित किया जाएगा और जिन अधिकारियों को चयन समिति द्वारा 
अनुपयुक्त ( तय बेंच मार्क के निबंधनानुसार ) श्रेणीकृत किया गया है , उनका नाम चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा " । 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 8. 2. 2002, के कार्यालय ज्ञापन सं . 35084/ 7/ 97 - स्था .( डी ) में प्रोन्नति में अधिक्रमण को 
इस प्रकार समाप्त करते हुए मेरिट द्वारा चयन की व्यवस्था को केवल चयन से बदल दिया गया था । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 
जारी इन दिशा-निर्देशों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपने- अपने भर्ती नियम या विनियमों में शामिल किया जाना था । तथापि , प्रोन्नति में 
कोई अधिक्रमण नहीं के संबंध में पूर्वोक्त दिशा -निर्देशों को रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ( ग्रेड I में पदोन्नति ) विनियम 1973 में अभी तक 
शामिल नहीं किया गया है। रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के मामले में , ग्रेड- I में नियुक्ति ( अवर सचिव या उप निदेशक ) को केवल वर्ष 2004 
05 तक अंतिम रूप दिया गया है। अत:, इन विनियमों को पहली जुलाई , 2005 से प्रवृत्त किया गया है ताकि उन्हें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा 
के ग्रेड - I के अनुवर्ती पैनलों के लिए लागू किया जा सके । 

रेल मंत्रालय के तारीख 21. 2. 2006, के आदेश सं . ईआरबी -1/ 2006/ 14/ 5 द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसरण में रेलवे बोर्ड 
सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव या उप निदेशक के स्तर पर अधिकारियों की लेटरल प्रविष्टि 
को बंद कर दिया गया है। तद्पश्चात , रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया था कि पूर्वोक्त विनिश्चय को पहली जुलाई , 
2005 से प्रभावी किया जाए । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तदनुसार, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा अधिकारियों [(विनियम 5 के उप विनियम (I) के खंड ( ii ),(iii ), (iv) और 
विनियम 5 के उपविनियम 2 के खंड ( v ) उपखंड (ग )] जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड - I ( अवर सचिव या उप निदेशक) के लिए चयन 
सूची में उन अधिकारियों को शामिल किए जाने से संबंधित है, से संबंधित प्रावधानों को इन विनियमों में उपांतरित किया जा रहा है उन्हें 
हटाया जा रहा है और पहली जुलाई, 2005 की पूर्वव्याप्ति से उन्हें प्रवृत्त किया जा रहा है ताकि रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड- I के लिए 
उत्तरवर्ती पैनलों हेतु इन्हें उपयुक्त बनाया जा सके । यह घोषणा की जाती है कि रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ( ग्रेड- I में पदोन्नति ) ( संशोधन ) 
विनियम , 2014 द्वारा दिए जा रहे पूर्वव्याप्ति से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


[सं. ईआरबी -1/ 2013/11/3] 

पी . सी . गजभिये , सचिव, रेलवे बोर्ड 
पाद टिप्पणी : मूल विनियम रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना सं . ईआरबी- 1/ 70/ 9/ 3 तारीख 24.11. 1973 द्वारा भारत के राजपत्र 
में सा . का . नि . सं . 1317 , तारीख 1 दिसंबर , 1973 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना सं . 
ईआरबी - 1/ 83/ 37 /1 तारीख 28. 11. 1983 द्वारा संशोधन किया गया था । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th March , 2014 
G . S. R. 169 ( E ). - In pursuance of sub-rule ( 5 ) of rule 8 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969 , the 
Ministry of Railways (Railway Board ) hereby makes the following regulations further to amend the Railway Board 
Secretariat Service (Promotion to Grade - I) Regulations , 1973 , namely : 
1 . ( 1 ) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service ( Promotion to Grade- I) Amendment 

Regulations, 2014 . 
___ ( 2 ) They shall be deemed to have come into force fromthe 1st day of July, 2005 . 
2 . In the opening paragraph of the Railway Board Secretariat Service (Promotion to Grade- I) Regulations, 1973 , 
(hereinafter referred to as the said regulations) for the brackets and figure “ (6 )” , the brackets and figure “ (5 )” shall be 
substituted ; 
3. In the said regulations, in regulation 5 ,for sub -regulation (1), the following sub - regulation shall be substituted , 
namely: 
“ (1) A fresh Select list for Grade I shall be prepared at least once in every year, if on the 1st July of the year the number 
of officers already included in the Select list for that Grade is below the strength fixed under sub -regulation (1 ) of 
regulation 3 and for the purpose of preparing the Select list , the Central Government in the Ministry of Railways shall 
prepare a list of the names of eligible officers of the Section Officers Grade of the Service ." ; 
( ii) in sub -regulation 2 , 

(a ) clauses ( ii ), (iii ) and (iv) shall be omitted ; 

( b) in clause (v), sub-clause (c) shall be omitted ; 
( iii ) for sub -regulation (4 ), the following sub -regulation shall be substituted , namely : 
“ (4 ) The Selection Committee shall determine the merit of those being assessed for inclusion in the Select list with 
reference to the prescribed bench -mark and accordingly grade the officers as fit or unfit only .” ; 
(iv ) for sub -regulation (7 ), the following sub -regulation shall be substituted , namely: 
“ (7) The Select list shall be prepared by including the names of only those officers who are graded as fit (i.e. who 
meet the prescribed bench -mark ) by the Selection Committee and arranged in the Select list in the order of their inter -se 
seniority in the list prepared under sub - regulation (2 ) and those officers who are graded unfit ( in terms of the prescribed 
bench -mark ) by the Selection Committee shall not be included in the Select list” . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


Explanatory Memorandum 
In the Department of Personnel and Training s Office Memorandum No. 35084 /7 /97- Estt (D ) dt. 08 .02 .2002, the 
provision of selection by merit was replaced with selection only thus ending the supersession in promotion . These 
guidelines issued by the Department of Personnel and Training were to be incorporated by various Ministries in their 
respective Recruitment rules or regulations . However , the aforesaid guidelines regarding ‘No Supersession in promotion ? 
have not yet been incorporated in Railway Board Secretariat Service (Promotion to Grade-I) Regulations, 1973 . In the case 
of Railway Board Secretariat Service , the appointment to Grade - I (Under Secretary or Deputy Director ) have been finalised 
up to the year 2004 -05 only . Therefore, these regulations are being given retrospective effect from the 1st day of July , 2005 
so as to make them applicable for the subsequent panels for Grade -I of Railway Board Secretariat Service. 

Further , in pursuance of the decision taken by Ministry of Railways vide order No. ERB - 1 /2006 / 14 /5 dated 
21.02 .2006 , the lateral entry of officers of Railway Board Secretariat Stenographers Service at the level of Under Secretary 
or Deputy Director of Railway Board Secretariat Service was discontinued . Subsequently , with the approval of Railway 
Board , it was decided that the aforesaid decision was to be made effective from the 1st day of July , 2005. 

Accordingly, the provisions related to Railway Board Secretariat Stenographers Service officers [sub -regulation 
( 1 ) of regulation 5 , clauses ( ii ), (iii), (iv ) and sub -clause (c ) of clause (v ) of sub -regulation 2 of regulation 5 ) ] which pertain 
to the inclusions of these officers in the Select list for Grade - I (Under Secretary or Deputy Director ) of Railway Board 
Secretariat Service are being modified /deleted in these regulations and are being given retrospective effect from the 1st day 
of July, 2005 so as to make them applicable for the subsequent panels for Grade -I of Railway Board Secretariat Service . It 
is hereby declared that the interests of no one would be prejudicially affected by giving retrospective effect to the Railway 
Board Secretariat Service ( Promotion to Grade - I) Amendment Regulations, 2014 . 

[No.ERB - 1/ 2013 /11 /3 ] 

P. C . GAJBHIYE, Secy. Railway Board 
Foot Note :- The Principal regulations were published vide Ministry of Railways (Railway Board ) s Notification No. ERB 
1/70 / 9 /3 dated 24 . 11. 1973 published in the Gazette of India vide G .S . R No. 1317 , dated the 1st December 1973 and was 
subsequently amended by Ministry of Railways (Railway Board )’s notification No. ERB -1/83 /37/ 1 dated 28 . 11 .1983. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


